निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 742 ) 


21 अग्रहायण 1933 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 12 दिसम्बर 2011 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


(निबंधन ) 


- - - - - - - 


अधिसूचनाएं 


30 मई 2011 


सं0 - II / एम - 182 / 2009 – 1602 — भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा - 9(1)( ख) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार, क्षेत्रीय प्रबंधक (बीमांकिक ) पूर्व मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, जीवन बीमा 
निगम, जीवन दीप, एक्जीवीशन रोड, पटना को बीमा पालिसियों पर इण्डिया इन्श्योरेन्स स्टाम्प का भुगतान करने के 
लिए 1, 67 , 06, 000 रुपए ( एक करोड़ सरसठ लाख छः हजार रुपए) के स्टाम्प शुल्क का समेकित भुगतान करने का 
आदेश देते हैं । 


2. समेकित स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए पूर्व मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, जीवन बीमा निगम, जीवन दीप, 
एक्जीविशन रोड , पटना द्वारा उपर्युक्त 1,67 ,06,000 रुपए (एक करोड़ सरसठ लाख छ: हजार रुपए) विभाग की 
प्राप्ति शीर्ष - "0030 - स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क - 02 - स्टाम्प न्यायिकेतर - 800 - अन्य प्राप्तियाँ - 0001 - सकल प्राप्तियाँ , 
विपत्र कोड- R- 0030028000001 ” में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की मुख्य शाखा , पटना में ट्रेजरी चालान से जमा 
किया जाएगा । 


वाल 


मा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 दिसम्बर 2011 
3. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एकमुश्त के वजाय त्रैमासिक राशि जमा करने के अनुरोध पर जनवरी, 
2011 से मार्च, 2011 के लिये चालान से जमा राशि मो0 1,67, 06,000 रुपए (एक करोड़ सरसठ लाख छ: हजार 
रुपए) का इण्डिया इन्श्योरेन्स स्टाम्प का मार्च, 2011 तक उपयोग की अनुमति निगम को दी जाती है । 


4. अप्रैल, 2011 से जून , 2011 तक के लिये उपर्युक्त कंडिका - 2 में विनिर्दिष्ट शीर्ष में राशि जमा करने के 
पश्चात् निगम इन्श्योरेन्स स्टाम्प उपयोग के लिये प्राधिकृत होगा । 


5. वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये जमा अव्यवहत राशि का सामंजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


बिन्देश्वर लाल , 


सरकार के उप - सचिव । 


30 मई 2011 


सं0 - II / एम - 182 / 2009 -1602 - उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड (3) के अधीन 
उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


बिन्देश्वर लाल, 


सरकार के उप - सचिव । 


The 30th May 2011 


No. II/M1- 182/2009- 1602 — In exercise of the powers conferred under Section 
9 ( 1) (b ) of the Indian Stamp Act , 1899 the Governor of Bihar is pleased to order for 
consolidated payment of stamp duty for Rs . 1 ,67 ,06 ,000 (Rupees one crore sixty seven 
lakh six thousand ) for payment of Indian Insurance Stamps on Insurance policies to the 
Regional Manager (Actuarial), East Central Zonal Office , Life Insurance Corporation of 


India, Jeevan Deep, Exhibition Road , Patna. 


2. For payment of consolidated stamp duty of above amount Rs. 1, 67, 06, 000 
( Rupees one crore sixty seven lakh six thousand ) shall be paid in the receipt head of the 
Department-“ 0030 - Stamp and Registration fee-02-Stamp Non - Judicial -800 -Other 
Receipts -0001- Total Receipt - Bill Code- 0030028000001” by the East Central Zonal 
Office , Life Insurance Corporation of India , Jeevan Deep , Exhibition Road , Patna 


through treasury challan at State Bank of India , Main Branch , Patna . 


POST JIGE ( 31HTERUT), 12 Pahoek 2011 
3 . On the request of Life Insurance Corporation of India to deposit the sum on 
quarter basis in lieu of onetime , the amount deposited vide treasury challan Rs. 
1,67, 06 ,000 (Rupees one crore sixty seven lakh six thousand ) for January 2011 to March 
2011 corporation is allowed to use the insurance stamp tillMarch 2011. 


4. The corporation will be authorized to use the insurance stamp after deposit of 
the sum in the specified head in above column-2 for April 2011 to June 2011. 


im 


5 . The unused deposited sum of the current financial year will be adjusted in 
coming financial year . 


By order of the Governor of Bihar, 


BINDESHWAR LAL , 


Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PETE JGTC ( 31HTERUT ) 742 -571 + 500 - couton 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


